निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 799) 


17 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 9 अक्तूबर 2013 


सं0 3238 - प०वि० 
पर्यटन विभाग 


संकल्प 

26 सितम्बर 2013 
विषयः - बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन करने एवं इन सृजित पदों पर 

संविदा के आधार पर नियुक्ति की पूर्वानुमति के संबंध में । 

वित्तीय वर्ष 2012 - 13 में पर्यटन विभाग का बजट उपबंध बढ़ने के फलस्वरूप बिहार राज्य पर्यटन विकास 
निगम लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वयन कराये जाने वाले योजनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप 
निगम का कार्य बोझ काफी बढ़ गया है । 

2. पर्यटन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जो पर्यटकों की सुविधाओं के लिए 
कार्य करता है, की जिम्मेवारी बढ़ गयी है तथा लोक भागीदारी में भी भूमिका निभानी पड़ रही है । देशी एवं विदेशी 
पर्यटकों की सुविधा से लेकर उन्हें बिहार की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचय कराने का भी गंभीर दायित्व सौंपा गया 
है । निगम के होटल, रेस्तराँ, परिवहन, ट्रेवेल ट्रेड एवं मेला महोत्सव आयोजन इत्यादि के बढ़ते कार्यों एवं अन्य कार्यों के 
सुसंचालन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन को द्रूत गति देने के लिए इस संस्था के 
अधीन पूर्व स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों की सृजन की आवश्यकता थी । 

___ बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत पदों एवं प्रशासी पदवर्ग समिति 
की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधीन समीक्षोपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त 


01 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2013 
पदों का सृजन तथा सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है इन 
पदों पर होने वाले खर्च का वहन निगम करने में सक्षम है । 
क्र० पद का नाम 

सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की सं० 
01. | अतिरिक्त महाप्रबंधक 
02 . | उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) 

प्रबंधक होटल एवं लीज ट्रेभल ट्रेड , प्रशासन , परिवहन , लेखा, सम्पदा 
परामर्शी टूरिज्म, हॉसपिटलिटि, ट्रेवेल ट्रेड, मीडिया 

कार्यपालक अभियंता 
06. सहायक अभियंता ( असैनिक ) 

02 (प्राक्कलन पदा० सहित ) 
सहायक अभियंता (विद्युत ) 

कनीय अभियंता ( असैनिक ) 
09 . 

कनीय अभियंता (विद्युत ) 


03. 


04 


04. 


8 


05. 


01 


07 . 


08. 


10 . 


स्थापना सहायक 


लेखा सहायक 
आशुलिपिक 


पदों का सृजन आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा तथा नियमानुसार इन पदों पर संविदा के आधार पर 
नियुक्ति की कार्रवाई बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 799-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


